thi 


U 


. 


. 


. 


VSSAYA 
सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
12 दिसम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1118 राँची , बुधवार , 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 
11 दिसम्बर , 2018 


विषय : 


विभागीय संकल्प संख्या- 428/ रा., दिनांक 30 जनवरी, 2018 में टाना भगतों द्वारा 
धारित 10 एकड़ तक भूमि की बंधेज को विलोपित करने एवं उनके द्वारा धारित भूमि 
का रसीद निर्गत करने हेतु पूर्व प्रावधानित 1 रू० के सांकेतिक (टोकन) सेस को भी 
मुक्त कर निःशुल्क रसीद निर्गत करने के संबंध में । 


संचिका संख्या-06/टाना भगत - 318/ 2017- 4872 -- विभागीय संकल्प संख्या- 428/ रा., दिनांक 
30 जनवरी, 2018 द्वारा टाना भगतों द्वारा धारित 10 एकड़ तक की भूमि का लगान मुक्त होने के 
अतिरिक्त टाना भगतों की भूमि का वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि मो० 61, 63, 209/ - ( एकसढ 
लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ ) रूपये की माफी एवं भविष्य में टोकन के रूप में मात्र 1 रूपया लगान 
शुल्क सेस की वसूली कर रसीद निर्गत करने संबंधी उपरोक्त विभागीय संकल्प इस संकल्प के निर्गत 
होने के पूर्व प्रभावी था । 
2. उक्त विभागीय संकल्प संख्या -428 / रा., दिनांक 30 जनवरी , 2018 में टाना भगतों द्वारा 

धारित 10 एकड़ तक की भूमि का रसीद निर्गत करने हेतु प्रावधानित एक ( 1) रूपया टोकन 
सेस को निःशुल्क करने हेतु आंदोलनरत टाना भगतों के साथ दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 दिसम्बर 2018 


3. 


माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के समक्ष सम्पन्न वार्ता में एक ( 1) रू० टोकन सेस के प्रावधान 
को भी समाप्त करते हुए टाना भगतों द्वारा धारित भूमि को लगान मुक्त कर निःशुल्क रसीद 
निर्गत करने का निदेश प्राप्त हुआ । 
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के उक्त निदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया 
गया है कि "विभागीय संकल्प संख्या- 428 , दिनांक 30 जनवरी, 2018 में 10 एकड़ भूमि के 
बंधेज को विलोपित किया जाय एवं टाना भगतों द्वारा धारित भूमि का रसीद निर्गत करने हेतु 
पूर्व प्रावधानित एक (1) रू० टोकन सेस को भी मुक्त कर निःशुल्क रसीद निर्गत किया जाय । " 

यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि इस प्रस्ताव से राज्य के दोनों काश्तकारी अधिनियमों 
( Tenancy Acts ) के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है । 

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 की बैठक के मद सं०-23 के रूप में 
स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1118 -- 50 


